निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
HT ज्येष्ठ 1932 ( TOPo1o 


( सं0 पटना 362 ) 


25 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 15 जून 2010 


सहकारिता विभाग 


- 


- 


- - - 


- - - 


अधिसूचना 

3 जून 2010 
सं. 1 / वि . स. से . (नि .प.) 02 / 2001 / 2344 — श्री मो0 हामिद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के 
दिनांक 01 जून 2010 से उपार्जित अवकाश में प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप श्री बीरेन्द्र 
ठाकुर, प्रबंध निदेशक , मुंगेर - जमुई सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., मुंगेर मो. हामिद के उपार्जित अवकाश अवधि 
तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


ललन राय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 362- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


